रजिस्ट्री संडी एल -33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
: भाग I - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 382 
No. 3821 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 26 , 2007 / पौष 5 , 1929 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26 , 2007/PAUSA 5, 1929 


DAAMA 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

। ( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
___ नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2007 

सं . १३ ( आर ई - 2007 ) / 2004 - 2009 
फा . सं. 01 /94 / 180 / 461 / ए एम 08 / पी सी - 1. — विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , विदेश व्यापार महानिदेशक , एतद्द्वारा , प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) में , निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. अधिसूचना सं. 66 दिनांक 26 दिसम्बर , 2007 द्वारा यथा संशोधित पैराग्राफ 3.8.6 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता 
है । इस प्रावधान को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) ( आर ई- 2007) में पैराग्राफ 3. 19. 10 को जोड़ा गया है । 

" 3. 19.10 
पैराग्राफ 3.8.6 के तहत विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना से संबंधित नीति यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति ( आर ई- 2007 ) 
के अध्याय 3 के पैराग्राफ 3.8.6 में दी गई है। सभी स्तर धारक 2007- 08 के दौरान किए गए निर्यात के लिए डयूटी क्रेडिट . 
स्क्रिप की मंजूरी के लिए पैराग्राफ 3. 8.6 के लिए आयात निर्यात फार्म में निर्धारित दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय प्राधिकारी , 
सी. एल. ए. नई दिल्ली को आवेदन कर सकते हैं । आवेदक प्रत्येक अर्द्ध वर्ष की अवधि ( अप्रैल -सितम्बर/ अक्तूबर- मार्च) 
के लिएनिर्धारित अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं । अप्रैल - सितम्बर , 2007 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए 
आवेदन 15- 1 -2008 से 15 - 2- 2008 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और अक्तूबर-मार्च, 2008 के दौरान किए गए निर्यातों .. 
के लिए आवेदन 1- 5- 2008 से 31 -5- 2008 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे । 
अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को एकदम नामंजूर कर दिया जाएगा , क्योंकि पैराग्राफ 9.2 और पैराग्राफ 9.3 लागू नहीं 
होंगे ।निर्यात की तारीख पैराग्राफ 9. 12 के अनुसार निर्धारित की जाएगी । पैराग्राफ 3.8.6 के लिए आयात निर्यात फार्म हेतु 
आवेदन अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है । आवेदन शुल्क पैराग्राफ 3.8.2 के तहत विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना के 
लाभों के अनुसार ही होगा । " 

2. परिणामस्वरूप , व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त आवेदनों के लिए जोनल कार्यालय, सी. एल .ए., नई दिल्ली नीति के अनुसार फाइल 
संख्या आबंटित करेगा और प्रत्येक अर्द्धवर्ष की अवधि के लिए संबंधित अतिम तारीख के पश्चात् 30 दिनों के भीतर दावे को निपटाएगा । 

. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


. . 


. आर. एस. गुजराल , विदेश व्यापार महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव 
( 1 ) 


5030 G1/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IL - SEC. 1 ] 


अनुलग्नक । 


पैरा 3. 8.6 हेतु आयात निर्यात प्रपत्र 
रुषि और ग्राम उद्योग योजना ( वी . के . जी . यू. वाई .) हेतु आवेदन पत्र पैरा 3. 8.6 आईटीसी एचएस 
न. अध्याय 1 से 24 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों का निर्यात अप्रैल-सितम्बर , 2007 / अक्तूबर-मार्च, 2008 

अवधि 


TH . 


- 


- 


. 


. . - 


- . - 


. . - . . 


- - - - -. 


.. - - . 


. - - .. 


- 


- - 


आईईसी संख्या 


. . .. -- 


--- 


- - --- 


- -- 


- - 


- - 


- 


- 


2 . आवेदक का ब्यौरा 


.- - . . - -.... ....... -. . 


. . . 


.. . .. 


..- - - 


. - .. ... - - .. . 


- . 


1 रसीएमसी ब्यौरा 
. आरसीएमसी संख्या 
न जारी करने वाला प्राधिकारी 


ii. जारी होने की तारीख 
iv . तक वैध 


. .. 


.. . .......... - - 


- - . - -. 


- . . - - .. - -- . - -- . - - .. - ... - - 


- - - - 


- 


तर का ब्यौरा 


। स्तर संख्या 


ii. स्तर प्रमाण पत्र और वैधता की प्रभावी तारीख 
iv . जारी होने की तारीख 


जारी करने वाला प्राधिकारी 


- .... -. 


- .. -. ... - - - - .. 


. . 


. . .. . 


.... ..... ... ...-...-.-- -- 


निर्यात का ब्यौराः अप्रैल से सितम्बर-------- | अक्तूबर से मार्च --------------- अवधि 


...... - - . -- - - . - 


- ... . - . . - .. . 


लागोरा 


जहाज पर्यन्त निशुल्क 
मूल्य ( बी आरसी के 
अनुसार) रू . 


आईटीसी एचएस के अध्याय 1 से 24 के अन्तर्गत आने वाले 
उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य 
यौरा सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र के अनुलग्नक 1 के 
१ नुसार 

कतम पैरा 3.8.6 लाभ ( @ उपर्युक्त 1 का 1 % ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


.... - - 


- 


- 


- 


[ भाग !--खण्ड 1] 
क्रम | ब्यौरा 

जहाज पर्यन्त निशुल्क 
मूल्य ( बी आरसी के 

अनुसार ) रू . 
उपर्युक्त 1 में से वीकेयूवाई अन्तर्गत आने वाले / शामिल उत्पादों 
के निर्यात का कुल मूल्य पैरा 3. 8. 2 
ब्यौरा सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र के अनुलग्नक 2 के अनुसार 
पैरा 3. 8. 2 के लाभ का मूल्य ( @ 5 प्रतिशत/ 3.5 प्रतिशत जैसा 
भी मामला हो ) 
पैरा 3.8.6 ** के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु क्लेम ( पंक्ति 2 

पंक्ति 4 ) 
6 पैरा 3.8 .6 के अन्तर्गत प्रदान की गई शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 

( सीएलए, नई दिल्ली द्वारा भरा जाना है) 


6 . अपेक्षित अलग - अलग प्रमाण पत्रों की संख्या ( प्रत्येक 5 लाख रू. के गुणक में ) 


7. पंजीकरण का पत्तन ( आयात के प्रयोजन हेतु )** * 


(* पैरा 9. 12 की शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल, 2007 को या उसके बाद किए गए निर्यात ) 
(** * पंजीकरण का पत्तन उन पत्तनों में से एक होगा जहाँ से निर्यात किया गया है ।) 


8. आवेदन पत्र जमा करने का ब्यौरा 9 . आवेदन शुल्क का ब्यौरा ** ( उपर्युक्त 5 . 5 में 
( इलेक्ट्रानिक रूप से जमा किए गए क्लेम मूल्य के अनुसार ) 
आवेदनों के मामले में ) 
i. ईसीओएम सन्दर्भ सं . 

(i) राशि ( रू .) 
ii. सर्वर पर जमा करने की तारीख ( ii ) डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक रसीद/ इलेक्ट्रानिक निधि 

अन्तरण सं . 
[ii. किस क्षेत्रीय प्राधिकारी, नई दिल्ली को (iii ) जारी होने की तारीख 
प्रस्तुत किया गया 
iv . फाईल सं. . 

( iv ) बैंक का नाम जहाँ से आहरण किया जाना है 
v. जारी होने की तारीख 

(v ) बैंक शाखा जहाँ से आहरण किया जाना है 


- + Mms - 

in. 


- 


. 


M 


। 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ]] 


घोषणा/ वचनबद्धता 


1 . मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण 
सत्य और ठीक है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है । मैं पूर्णतया 
समझता हूँ कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी 
फर्म / कम्पनी और मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ 
सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


2 . मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कोई भी स्वामी / साझीदार ( साझीदारों )/ 
निदेशक (निदेशकों ) कर्ता/ फर्म का ट्रस्टी /कंपनी, जैसा भी मामला हो , किसी अन्य 
फर्म / कंपनी में स्वामी / साझीदार ( साझीदारों)/निदेशक (निदेशकों ) कर्ता/ ट्रस्टी नहीं है जो 
कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है । परिणामस्वरूप, मैं आगे यह 
भी घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1992 के 
तहत मेरी फर्म / कंपनी को , निलंबन अथवा आईईसी संख्या के रद्द करने को निरस्त करके 
किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा क्रिया को करने से व्यक्तिगत तौर पर विवर्जित 
नहीं किया गया है । [ यदि एफ टी ( डी एण्ड आर) अधिनियम के तहत विवर्जित किया 
गया है तो उक्त आदेश का ब्यौरा और अवधि जब तक के लिए ऐसा किया गया है, देना 
होगा) 
3 . मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म / कंपनी ने विदेश व्यापार नीति के 
किसी प्रावधान के तहत निर्यात दायित्व में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है और 
चककर्ता सूची ( डीईएल ) में नहीं रखा गया है [ यदि डीईएल सूची के तहत हैं तो कृपया 
आदेश, मौजूदा स्थिति आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करें |] 
4. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म / कंपनी के माल में निर्यात का ब्यौरा 
सत्य और सही है और मेरी फर्म /कंपनी द्वारा रखे गए बही- खातों के अनुरूप है । 
5 एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 12. 6 के 
अनुसार, इस आवेदन मे कोई ऐसा निर्यात नहीं है जिसमें विदेश व्यापार नीति के 
अध्याय- 3 के तहत एफ पी एस / एफ एम एस के तहत लाभ लिया गया है/लिया 


5 . मैं एतददाषण करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 12. 8 के 
अनुसार , इस आवेदन में इस प्रावधान के प्रतिकूल, कोई निर्यात नहीं किया गया है । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
7. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिसके लिए पैरा 3.8.6 लाभों 
का दावा किया गया है, ऐसी ईओयू/ ईएचटीपी/ बीटीपी ईकाइयों द्वारा कोई पोत लदान 
शामिल नहीं है, जिस पर प्रत्यक्ष कर छूट नहीं ली गई है/ ली जाएगी । 
8. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिसके लिए पैरा 3.8. 6 लाभों 
का दावा किया गया है, एसईजैड ईकाइयों द्वारा कोई पोत लदान शामिल नहीं है । 
9. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यातों का ब्यौरा जिसके लिए पैरा 3. 8. 2 के 
तहत विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना लाभों का दावा किया गया है/किया जाएगा | 
इस सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र के अनुलग्नक 2 में ठीक- ठीक दिया गया है | 
10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9. 9 के अनुसार मैं इस 
घोषणापत्र को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ | .. 


- 


| का पता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


| स्थान : - -- - -- - - 

हस्ताक्षर : --- ---- 
दिनांक : -. .... . 

नाम : -- - - -- -- -- 
जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ 

| पदनाम : -- 
1. अनुलग्नलक के अनुसार सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र । कार्यालय 
2. पोत लदान बिल की निर्यात संवर्धन ( ईपी) प्रति /निर्यात का 
बिल । (स्थल सीमा शुल्क के माध्यम से निर्यात के मामले 

सहित ) 
3. निर्यातों और प्राप्ति से संबद्ध मल बैंक प्रमाण पत्र - परिशिष्ट | घर का पता : - --- 
22क अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से निर्यात 
प्राप्तियों के ऑफ सैटिंग (परिशिष्ट 22घ ) 
4. 1. 4. 2007 से वैध स्तर प्रमाण पत्र की प्रति । 

दूरभाष : 
टिप्पणी : 

ई मेल का पता : 
1. आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए । ऑन 
लाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट जिस पर दिए गए स्थान पर 
हस्ताक्षर हों । वैध आर सी एम सी की प्रति सहित, यदि कोई 
परिवर्तन / अद्यतन किया गया हो ऐसे मामले में आयात निर्यात 
फार्म 1 में अद्यतन प्रोफाईल की प्रति । 
2. ऐसे मामलों में जहाँ विदेश व्यापार नीति की अन्य स्कीम के तहत पोत लदान बिलों के मूल 
ईपी प्रती/निर्यात के बिल और/ अथवा बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र जमा किए गए हों , उसकी ईपी प्रति की 
एक स्व प्रमाणित प्रति संलग्न हो जिसमें संदर्भ फाईल संख्या और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जहाँ 
मूल दस्तावेज़ जमा किए गए हैं दर्शाया गया है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1]] 


पैरा 3. 8. 6 हेतु आयात निर्यात प्रपत्र का अनुलग्नक 


सनदी लेखाकार ( सी . ए.)/ लागत एवं निर्माण लेखाकार 
( आई . सी . डब्ल्यू . ए.)/ कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र 


मैं / हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि मैंने/ हमने अप्रैल -सितम्बर , 2007 / अक्तूबर-मार्च 
2008 की अवधि ( अवधियों) के दौरान निर्यातों के लिए.... ................ आई ई सी संख्या वाले 
मैसर्स ........... ... के संगत रजिस्टरों और निर्धारित दस्तावेजों की भी जाँच कर ली है 
और एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि - 


1. आवेदक फर्म / कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज/रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मैंने / हमने 
इनकी जाँच तथा सत्यापन कर लिया है नामतः 


क . सीमाशुल्क अधिनियम 1962, विदेशव्यापार (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1992 के 
तहत सांविधिक दस्तावेज 


ख. जहाजरानी बिल; लदान बिल ( और/ अथवा वायुयान बिल/ पी . पी . रसीदें), सीमाशुल्क/बैंक 
सत्यापित बीजक/ प्रेषित - आवक प्राप्ति प्रमाणपत्र (एफ आई आर सी ) और निर्यातों के बैंक 
प्रमाणपत्र तथा प्राप्तियाँ व लेखा से संबंधित किताबें 


2. पैरा 3. 8.6 के लिए आयात निर्यात प्रपत्र में आवेदक फर्म / कम्पनी द्वारा दी गई जानकारी, 
यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति ( आर ई 2007 ) 2004- 09 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और 
प्रक्रियाओं के अनुरुप है तथा मैसर्स... 

.......... द्वारा रखे जा रहे संबंधित रजिस्टर और 
रिकार्ड खातों सत्य और सही है । 


. 


. 


. 


. 


. 


3. यह सुनिश्चित किया गया है कि 

क . प्रस्तुत की गई सूचना सभी तरीके से सत्य और ठीक है, इसका कोई भाग असत्य या 
भ्रामक नहीं है और कोई संगत सूचना छुपाई या रोकी नहीं गई है । 


ख . माल के निर्यात के संबंध में पोतलदान की गणना आवेदक के निर्यात कारोबार/निष्पादन में 
तभी की जाएगी यदि विदेश से निर्यात आय की वसूली आवेदक के बैंक खाते में आए | 


[ भाग 1 - खण्ड I ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. न तो मैं और न ही मेरा/ हमारा कोई साझीदार उपर्युक्त कम्पनी, उसकी समूह कम्पनियों 
अथवा उसकी सहायक कम्पनियों का साझीदार , निदेशक अथवा कर्मचारी है । 


5 . मैं / हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा मौजूदा पोतलदान 
की निर्यात आय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमत निर्धारित अवधि के बाद बकाया नहीं है | 


6. मैं /हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक 1 में दी गई निर्यात 
विवरणिका और इस प्रमाण पत्र के अनुलग्नक 2 के अनुसार जहाँ विशेष कृषि और ग्राम उद्योग 
योजनाके पैरा 3. 8. 2 द्वारा लाभ का दावा किया जा चुका है/ दावा किया जाना है के निर्यात का विवरण 
सही है । 


7. मैं / हम पूर्णतया यह समझता हूँ / समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दी गई कोइ भी जानकारी यदि 
गलत या / झुठी साबित होगी तो मुझे/ हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य कोई परिणाम 
भुगतना पड़ सकता है जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो | 


स्थान............. 


सी. ए./ आई सी डब्ल्यू ए/ 
सी. एस . के हस्ताक्षर... 


दिनांक ......... 


हस्ताक्षरकर्ता का नाम... 
पता 


सदस्यता संख्या ............ 
ई मेल पता 


यदि क्रम संख्या ( 1) में उल्लिखित रिकार्ड के दस्तावेजों मे से कोई दस्तावेज नहीं रखा गया / प्रस्तुत 
किया गया , जाँच किया गया अथवा सत्यपित किया गया, तो कृपया नीचे उनका उल्लेख करें 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEc . 1 ] 


पैरा 3. 8. 6 हेतु आयात निर्यात प्रपत्र के लिए सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र का अनुलग्नक- 1 


- - 


- - 


1 


. . . . .. 


. .. ... ... 


. 


... 


. 


. 


. - . 


आई टी सी ( एच एस ) अध्याय 1 से 24 के अन्तर्गत शामिल उत्पादों के निर्यात का विवरण 
गया है | किया जाना है । 
क्रम सं0 पोत लदान बिल आई टी सी निर्यात की तारीख (पैरा 9.12) वसूल किया 
संख्या और (एच एस) कोड 

गया पोत पर्यन्त 
दिनांक और ब्यौरा 

निःशुल्क मूल्य 


कुल (रुपये) 
टिप्पणी: - अनुलग्नक 1 के अनुसार निर्यात का यह विवरण आवेदक द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित होना 
चाहिए | 


स्थान. .... 


आवेदक के हस्ताक्षर .. 


दिनांक ........... 


हस्ताक्षरकर्ता का नाम ......... 


पता .... .... ...... .. . 


ई मेल पता 


स्थान....... 


सी . ए./ आई सी डब्ल् ए/ 
सी . एस . के हस्ताक्षर..... 


दिनांक 


हस्ताक्षकर्ता का नाम ..... 
पता .... 


सदस्यता संख्या .......... 
ई मेल पता 


.. . .. . . .. . . . 


[ भाग ] - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- - - 


पैरा 3. 8. 6 हेतु आयात निर्यात प्रपत्र के लिए सनदी लेखाकार प्रमाणपत्र का अनुलग्नक 2 


आई टी सी (एच एस) अध्याय 1 से 24 ( उपरोक्त अनुलग्नक -1 के अनुसार) के अन्तर्गत शामिल उत्पादों का 
विवरण, जिनके लिए विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के लाभों का दावा किया गया है | किया जाना है । 
क्रम सं० । पोत लदान बिल निर्यात की तारीख | संबंधित फाइल संख्या ( जहाँ पैरा 3. 8. 2 के वसल किया 
| संख्या और दिनांक (पैरा 9.12) तहत विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के गया पोत पर्यन्त 

तहत पहले ही प्रस्तुत की गई है) निःशुल्क मूल्य 


- 


- 


- 


कुल ( रुपये) 
टिप्पणी- अनुलग्नक 1 के अनुसार निर्यात का यह विवरण आवेदक द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित होनी 
चाहिए । 


स्थान .... . 


आवेदक के हस्ताक्षर . 


दिनांक 


हस्ताक्षकर्ता का नाम .... 


पता 


.. . . . . . .. . . . . . . .. . . . 


. ........ ... .... .. 
ई मेल पता ............ 


स्थान. .... .. ... . 


सी. ए./ आई सी डब्ल्यू ए/ 
सी . एस . के हस्ताक्षर . 


दिनांक 


. . . . . . . ... 


हस्ताक्षकर्ता का नाम 
पता ......... 

. . . . . . . . 
सदस्यता संख्या 
ई मेल पता ............. 


5090477 


- 


... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART - Sec . 1 ] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . 


. 


- - . 


- 


- 


. 


----- 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 26th Decmber, 2007 

No. 93 (RE- 2007 )/2004 -2009 
F. No. 01/94/ 180/ 461/AM 08 /PC -1. — In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign 
Trade Policy 2004 - 2009 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook 
of Procedures (VOL 1) : 

1. Attention is invited to Para 3.8 .6 , as amended vide Notification No 66 dated 26th December , 2007 . In order 
to implement this provision , Para 3. 19 . 10 is added in Handbook of Procedure Vol. I (RE - 2007 ) . 

**Para 3. 19 . 10 
Policy pertaining to the VKGUY benefits under Para 3 .8 .6 is given in Para 3 .8 .6 of Chapter 3 of FTP (RE -2007 ), 
as amended . All Status Holders may apply for grant of Duty Credit scrip for export made during 2007 -08 to 
RA , CLA , New Delhi in ANF for Para 3. 8.6 along with documents prescribed therein . Applicants may file one 
application before the last date prescribed for each half year period ( April /September/October/March ). 
Applications for exports during April/September 2007 shall be filed from 15 - 1- 2008 till 15 - 2 -2008 and for exports 
during October /March 2008 applications shall be filed from 1-5 -2008 till 31 -5 -2008 , 
Applications received after the last date shall be summarily rejected , as Para 9. 2 and Para 9.3 shall not be 
applicable . Date of exports shall be determined in terms of Para 9 . 12 . Application form ANF for Para 3. 8.6 % 
is annexed , as Annexure I. 
Application fee shall be the same as it is for VKGUY bcncfits under Para 3.8.2." 

2 . Consequently , upon receipt of manual application , for applications received manually , Zonal Office, CLA , 
New Delhi shall allot a file number, and finalize the claim , as per policy , within 30 days after the respective last date 
for each half year period . 
This issues in public interest. 

R . S. GUJRAL , Director General of Foreign Trade and ex -officio Addi. Secy. 


Annexure | 


ANF for Para 3 .8 .6 


For Vishesh Krishi And Gram Udyog Yojana (VKGUY ) - Para 3.8 .6 application 


Exports of products covered under ITC HS Chapter 1 to 24 

April - September 2007 / October – March 2008 period 


- 


1.. 


1. IEC Number 


: 


! 


2. Applicant Details 


1. Name 
ii. Address 


13. RCMC Details 


į RCMC Number 

i. Issuing Authority 
v . Products for which registered 


ii. Date of issue 
iv . Valid upto 


4 . Status Details 


i Status Number 
iii. Issuing Authority 


ii. Effective Date of Status Certificate and Validity : 
iv . Date of issue : 


( 41T 1 - Uus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FOB value (as per BRC ) 
Rs 


8. Detalls of exports : - April to September - October to March Period 
Sr. No Particulars 

Total value of exports of products covered under ITC HS Chapter 1 to 24 , 
Details as per Annexure 1 of CA certificate . 
Maximum Para 3 .8 .6 benefits ( @ 10 % of 1 above ) 

Out of 1 above , Total value of exports of products covered / to be under . 
| VKGUY Para 3.8.2 - Details as per Annexure 2 of CA certificate . 

Value of Para 3.8 .2 benefits @ 5 % /3 .5 % as the case may be) 
| Claim for duty credit scrip under Para 3. 8 .6 * 

(Row 2 - Row 4 ) 
Duty credit scrip granted under Para 3.8.6 (to be filled in Ôy CLA New Delhi) 


6 . Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each ): 
7. Port of Registration (for the purpose of imports)*** 


Exports made on or after 18 Apni 2007 in terms ofPara 9. 12 ) 
The port of registration shaii be one of the ports from which the exports have been made.) 


8 . Application Submission Detalls (in case of electronically 
submitted applications) 


9 . Application Fee Details 
* * (as per claim value in 5 .5 above ) 


i. ECOM Reference Number 
ii. Date of Submission on Server 
iii . Submitted to which Regional Authority , New Delhi 
iv . File Number 
v. Date of Issue 


(0) Amount (Rs ); 
ü ) Demand Draft / Bank Receipt / Electronic Fund Transfer No 
(ii) Date of issue 
( iv ) Name of the Bank on which drawn 
(v ) Bank Branch on which drawn 


DECLARATION / UNDERTAKING 
1. Thereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed 

or held therefrom . I fuiiy understand that any information fumished in application if found incorrect or false wiii render my firm / 

company and me liable for any penai action or other consequences asmay be prescribed in law or otherwise warranted . 
2 . i hereby certify that none of Proprietor/ Partner( s ) / Director(s ) / Karta / Trustee of fim / company, as the case may be, is a 

Proprietor / Partner (s) / Director(s ) / Karta / Trustee in any other fim / company which has come to adverse notice of DGFT . 
Consequentially, I further deciare that under Foreign Trade (Development and Regulation ) Act (FT ( D & R ) Act) 1992 , my firm / 
company have not been debarred in person from undertaking any export import business or activity by way of suspension or 
cancellation of IEC number. [lf so debarred under FT (D & R ) Act, details of said order and period for which the same is 
operationalmay be provided ). 
I hereby certify that my firm / company has not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and has not been 

placed under the Denied Entity List (DEL ). ( If under DEL List, kindły furnish detalis of order, current status etc .) 
4 . Thereby declare that details of exports of goods of my fimm / company are true and correct and in accordance with accounts 

maintained in my fim / company . 
5. Thereby declare that in terms of Para 3.12.6 of FTP , this application does not contain any exports for which benefit under FPS / 

FMS under Chapter 3 of FTP has been / will be claimed . 
i hereby declare that in terms of Para 3. 12 . 8 of FTP , this application does not contain any exports in contravention to this 

provision 
7. I hereby declare that export product for which Para 3 .8 .6 benefit is being claimed does not contain any shipment made from 

such EOU / EHTP / BTP Units , on which direct tax exemption is / will be avaited . 
8 . i hereby declare that export product for which Para 3 .8 .6 benefit is being claimed does not contain any shipment made from 

SEZ Units. 
9 . hereby declare that the details of exports for which VKGUY benefits under Para 3.8 .2 has been claimed / will be claimed has 

been correctly given in Annexure 2 of CA certificate . . 
10 . I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of FTP . 


5090GI / 07 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART I- Sec . 1] 


NPOI 


Piace : 

Signature : 
Date : 

Name : 
Documents to be submitted 

Designation : 
11. CA certificate as per Annexure 

Official Address : 
2 . Export promotion (EP ) copy of Shipping Bill / Bill of Export ( including in case 

of exports through Land Customs). 
13. Relevant Original Bank Certificate of Exports and Realisation - Appendix Residential Address: 

22A or offsetting of export proceeds with approval of RBI (Appendix 22D ) 
4 . Copy of Status Certificate valid w .e.f 1.4 .2007 . 

Telephone : 
Note : 

Email Address: 
1. Each individual page of application has to be signed . One Printout of Online 
application duly signed in provided space . Copy ofUpdated Profile in ANF 1 only if 
any changes have taken place and updated, along with copy of Valid RCMC . 
2. In cases where original EP copy of Shipping Bill(s ) / Bill of export and /or Bank Realisation Certificates has been submitted 
under any other scheme of FTP , a self attested photocopy(s) of EP copy of the same be attached, quoting Reference File no . & 
concerned Regional Authority where original documents have been submitted . 


NULL 


Annexure to ANT for Para 3 . 8 . 6 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT(CA ) 
COST AND WORKS ACCOUNTANT ( ICWAY COMPANY SECRETARY (CS ) 


! : mehereby confirm that I / We have examined prescribed registers and also relevant records of M /S ....... 

...... having IEC Number 

......... for exports during 
April - September 2007 / October – March 2008 period (s ) and hereby certify that : 


: 1 


Following documents / records have been fumished by applicant firm / company and have been 

examined and verified by me lus namely : - 
ia. Statutory documentations under Customs Act 1962 , Foreign Trade (Development & Regulation ) 

Act 1992; 
Shipping Bilis, Bill of Lading (and / or Airways Bills / PP Receipts ), Customs / Bank attested 
Invoices , Forward inward Remittance Certificates (FIRCs) and Bank Certificates of exports and 
realization , and connected books of accounts ; 


mm 


: 2 


. 


. 


. 


. 


RY 


+ 


Ci 


Information given by applicant firm / company in ANF for Para 3.8 .6 is in agreement with FTP 
(RE2007 ) 2004 - 09 , as amended , and rules and procedures made thereunder, relevant register and 
records and books of accounts maintained by M / s ... ...... ... 

. ...... . ... and is also true and 
correct 
ithas been ensured that 

Information furnished is true and correct in all respects ; no part of it is false or misleading and 
no relevant information has been concealed or withheld ; 
In {espect of export of goods, a shipment can counted in applicants export turnover / 
performance only if the realization of export proceeds from overseas is in the applicant s bank 

account. 
Ictineri, nor any ofmy / our partners is a partner, director, or an entployee of above -named entity , its 
| Grous companies or its associated concerns ; 
1 / We further certify that expori proceeds for shipments during last three years plus current are not 
outstanding beyond prescribed berod as permitted by RB 
I /We further certi : hat Statement of Exports as given in Annexure 1. to this certificate , and Statement 
of Exports where VKCUY Para 3 .8 . 2 benefits is already claimed / to be claimed , as per Annexure 2 to 
this certificate is correct. 
1 / We fully understand that any statement made in this certificate , if proved incorrect or false , will 

render ne / us liable to face any ponal action or other consequences as may be prescribed in law or 
į otherwise warranted . 


- WMV 


AN 


. 


VN - VAN 


[ YTTI - TUG 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . 


• 


Place : 


Signature of CA/ ICWA / CS : 


Name of the Signatory : - 


Date : 


Address: 


Membership No : 
Email Address : 


If any of documents of record mentioned in serial number (1) have not been maintained / furnished , 
examined or verified , they may please be specified below : 


Annexure 1 to CA certificate for ANF for Para 3.8 .6 
Statement of Exports of products covered under ITC HS Chapter 1 to 24 
Sr. No. Shipping BIII No and Description Date of Export FOB value realized 
Date 

and ITC HS 1 (Para 9 . 12 ) 
Code : 


Total 
(Rs) 


Note : This statement of exports as per annexure 1 should also be countersigned by the 


Lapplicant . 


Place : 


Signature of Applicant 


Name of the Signatory 


Date : 


Address : 


Email Address : 


Place : 


Signature of CA ICWA / CS: 


1 


Name of the Signatory ; 


Date : 


Address : 


Membership No: 
Email Address : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec. 1] 


AVM 


Annexure 2 to CA certificate for ANF for Para 3.8 .6 
Statement of Exports of products covered under ITC HS Chapter 1 to 24 (as in Annexure 1 
above), for which VKGUY benefits under Para 3.8 .2 is claimed / will be claimed . 
Sr. No . Shipping Bill No and Date of Related file no 

FOB value 
Date 

Export ( 

Where VKGUY under realized 
(Para 9. 12 ) Para 3.8 .2 is already 

filed ) 


Am 


Total 
(Rs) 


Note : This statement of exports as per annexure 2 should also be countersigned by the 
| applicant 


Place : 


Signature of Applicant: 


Name of the Signatory : 


Date : 


Address : 


Email Address : 


Place : 


Signature ofCA/ ICWA / CS : 


HL 


Name of the Signatory : 


Date: _ 


Address : 


Membership No: 


Email Address : 


Am 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


